रजिस्ट्री सं० डी . - ( ओएम ) -- 73 


REGISTERED NO . D - (DN) - 73 


। 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार में प्रकाशित 
PUIUSHED IX AUTHORITY 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


सं0 4] 

नई दिल्ली , शनिवार, जनवरी 30, 1982 ( माघ 10, 1903 ) 
No . 4] NEW DELHI , SATURDAY, JANUARY 30 , 1982 ( MAGHA 10 , 1903 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Separate faging is given to this Tart in order that it may be filed As a separate compllation ) 


- 


- 


- 


माग II _ खण्ड 3 
[PART III - SECTION 3] 


लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
[Notification relating to Minor Administrations] 


संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नागर हवेली 


यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी । 


प्रशासन , दादरा एवं नगर हवेली 


सिलवास, दिनांक 11 जनवरी 1982 


प्रशासक के प्रादेशानुसार , 

. के० डी० सिंह , 

प्रशासक के सचिव , 
दादरा एंव नगर हवेली , सिलवास 


प्रपत्र " सी " 


सं० प्रशा०/ विधि/ मार० एल० ए०/ 2/ 82 - प्रशासक , दादरा 
एवं नगर हवेली, बम्बई मोटर वाहन कर अधिनियम , 1958 
( 1968 का बम्बई - 65) जिसका विस्तार संघ शासित प्रदेश , 
दादरा एवं नगर हवेली तक है, द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए एतदद्वारा , उन वाहनों को जो भारत में किसी भी 
राज्य में उक्त अधिनियम के अनुरूप किसी भी विधि के 
अधीन पंजीकृत हों और पर्यटकों द्वारा भाड़े पर लिए गए हों 
तथा जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित मोटर वाहन 
अधिनियम 1939, ( 1930 का - 4 ) की धारा 63 की उप-धारा 
( 6 ) के अन्तर्गत विशेष पहचान चिह्न हों ------ - उक्त बम्बई 
मोटर वाहन कर के अधिनियम , 1958 ( इस प्रदेश तक विस्तार ) 
के अन्तर्गत देय भुगतान से विमुक्त करता है, बशर्ते कि ऐसी 
ही पारस्परिक छूट संघ शासित प्रदेश में पंजीकृत परिवहन 
वाहनों को अन्य राज्यों में भी मिले - - जिन्हें पर्यटकों द्वारा भाई 
पर लिया जाता है तथा जिन पर उपयुक्त विशेष पहचान चिह्न 
हों । 
1 - 438I/ 81 


( प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
प्रशासन , संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास । 
भूमि - अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 

सिलवास , विनांक 12 जनवरी 1982 
ग्राम : खरडपाड़ा 

सं० डी० सी० एल० प्रार० डी० एम० जी० एल० ए० / 
137/ 81 , खरपाड़ा, - -प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं 
नगर हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में ही 
उल्लिखित भूमि , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात निकट से ही 
6 प्रार०, सब माईनर के लिए दमनगंगा परियोजना के निर्माण 
की आवश्यकता है । 


( 67 ) 


68 


भारत का राणपत्र, जनवरी 30, 1982 ( माम 10, 1903 ) 


[ भाग III - मण्ड 3 


1 


2 


भूमि -अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 
की धारा के उपबन्धों के तहत , एतद्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि सम्भवतः 
आवश्यक है । 


खरडपाड़ा 


67/ 5 
68 


0 - 05 - 00 
0-- 11 - 00 


उक्त भूमि में रूचि रखने वाले मभी व्यक्तियों को 
चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त 
भूमि पर उक्त अर्जन के लिए नियुक्त व्यक्तियो के कार्यों में 
न तो बाधा उत्पन्न करें । 


प्रशासक के आदेशानुसार, 

के० डी० सिंह, 
प्रशासक के सचिव , 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवास 


विक्रय पट्टा गिरवीं सौपना , विनियम अथवा किसी भी तरह 
उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय अथवा उसमें कोई 
सुधारों की संविदा इस अधिसूचना की तारीख के बाद , बिना 
समाहर्ता की मंजूरी के उक्त अधिनियम की धारा- 24 ( सातवीं 
वार ) के तहत , उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित करने 
वाले अधिकारी द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी जाएगी 
चूंकि अंतत : उक्त भूमि को अर्जित किया जाना है । 

यदि प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली इस बात से संतुष्ट 
हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि आवश्यक 
है तो इस उद्देश्य की अंतिम अधिसूचना उक्त अधिनियम 
की धारा - 6 के तहप्त , भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए, 
यथासमय दे दी जाएगी । यदि अर्जन का पूर्णतया यह इसके 
किसी भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे संबंधित 
तथ्य भारत सरकार के गजपत्र में अधिसूचित कर दिया 
जाता है । 


( एस० एच० दबे ) 
भूमि - अर्जन अधिकारी , 
दमनगंगा नहर निर्माण , 
दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास , 
वलसाड़ में , 


उक्त अधिनियम की धारा- 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता 
के कार्य करने के लिए , प्रशासक , संघ शासित प्रदेश , दादरा 
एवं नगर हवेली , भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा - 3 
के खंड ( ग ) के तहत , वलसाड में दादरा एवं नगर हवेली के 
भूमि-अर्जन अधिकारी (डी० सी० डब्ल्यू . ) की नियुक्त किया 
जाता है । 

अनुसूची 


प्रपत्र " सी " 

( प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
प्रशासन, संघ शासित प्रदेश, दादरा एव नगर हवेली सिलवाम 
भूमि-अर्णन अधिनियम 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 

सिलवास , दिनांक 12 जनवरी 1982 
ग्राम : अयोला 
___ सं० एल०ए० क्यू०/एन ० एच०/केश सं० 110/ 81, प्रथौला --- 
प्रशासन , संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली को ऐसा 
प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में ही उल्लिखित भूमि , सार्व 
जनिक प्रयोजन अर्थात् प्रार० - 1/ 4 माईनर ऐक्स राईट बैंक 
विशेष नहर दमनगंगा परियोजना के निर्माण के लिए प्राव 
श्यकता है । 

भूमि- अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) की 
धारा के उपबन्धों के तहत , एतदद्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि मंभवतः 
आवश्यक है । 

उक्त भूमि में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को 
चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त 
भमि पर उक्त अर्जन के लिए नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों में 
न तो बाधा उत्पन्न करें । 


संघ शासित प्रदेश 

सर्व संख्या 

___ अावश्यक भूमि का 
दावरा एवं नगर हवेली , तथा हिस्सा लगभग क्षेत्रफल 
के जिस ग्राम में भूमि संख्या 
स्थित है । 

एच० ए० एस० एम 


( 2) 


ग्राम : खरडपाड़ा , 


63/ 14 


64/ 2 
65/ 1 


0 - 03- 00 
0 - 03 - 00 
(0 - 05 - 00 
0 - 02 - 00 
(0 - 02 - 00 


66/ 1 
66/ 2 
67/ 3 
674 


विक्रय , पट्टा, गिरवी सौंपना, विनियम अथवा किसी भी तरह 
उक्त भमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय अथवा उसमें कोई 
सुधारों की संविदा इस अधिसूचना की तारीख के बाद , बिना 
समाहर्ता की मंजूरी के उक्त अधिनियम की धारा -24 ( सातवीं 
वार ) के तहत , उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित करने 
वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षा प्रथया प्रवेहलना कर दी जाएगी 
बंकि अंततः उक्त भूमि को जित किया जाना है । 


0 - 11 - 00 
0 - 00 - 48 


69 


अनुसूची 


C . 


भाग IIT 

भारत का रामपा , जनबरी 30, 1982 ( माघ 10, 1903 ) 
यदि प्रशासन , बादरा एवं नगर हवेली इस बात से संतुष्ट नगर हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अनुसूची में ही 
हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि प्रावश्यक उल्लिखित भूमि , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् : 6 प्रार० , सब 
है तो इस उद्देश्य की अंतिम अधिसूचना उक्त अधिनियम माईनर ऐक्स , लिफ्ट बैंक विशेष नहर दमनगंगा परियोजना के 
की धारा- 6 के तहत , भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए , निर्माण की आवश्यकता है । 
यथा समय दे दी जाएगी । यदि अर्जन पूर्णतया यह इसके किसी 

भमि - अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की संख्या 1 ) की 
भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे संबंधित तथ्य 

धारा के उपबन्धों के तहत , एतदद्वारा यह अधिसूचित किया 
भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है । 

जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भमि संभवत : 
उक्त अधिनियम की धारा - 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता 

आवश्यक है । 
के कार्य करने के लिए प्रशासन , संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं । 

उक्त भूमि में रूचि रखने वाले व्यक्तियों को चेतावनी 
नगर हवेली , भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा- 3 के खंड 

दी जाती है कि वे किसी भी मर्वेक्षक अथवा उक्त भमि पर 
( ग ) के तहत , बलसाड़ में दादरा एवं नगर हवेली के भूमि 

उक्त अर्जन के लिए नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों में न तो 
अर्जन अधिकारी ( डी० सी० डब्ल्यू० ) की नियुक्त किया जाता 

बाधा उत्पन्न करें । 

विक्रय , पट्टा, गिरवी सौंपना , विनियम अथवा किसी भी 
तरह उक्त भमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय 

अथवा उसमे कोई सुधारों की संविदा इस अधिसूचना की 
संघ शासित प्रदेश सर्वे संख्या आवश्यक भूमि का 

तारीख के बाद, बिना समाहर्ता की मंजूरी के उक्त प्रधिनियम 
दादरा एवं नगर हवेली , तथा हिस्सा लगभग क्षेत्रफल 

की धारा- 24 ( सातवीं वार ) के तहत , उक्त भमि के प्रतिकर 
के जिस ग्राम में भूमि संख्या 

को निर्धारित करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षा अथवा 
स्थित है । 

एच० ए० एम० एम० अवहेलना कर दी जाएगी चूंकि अंतत : उक्त भमि को अजित 

किया जाना है । 
ग्राम : प्रथौला , 241/ 1 पक्की 0 - 86 - 00 

___ यदि प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली इस बात से संतुष्ट 
241/ 20 । 0 - 02 - 00 

हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि आवश्यक 
242 0 - 05 - 00 

है तो इस उद्देश्य की अंतिम प्राधिसूचना उक्न अधिनियम की धारा 

6 के तहत , भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए यथासमय 
कुल योग 0 - 93 - 00 

दे दी जाएगी । यवि अर्जन का पूर्णतया यह इसके किसी भाग का 

परित्याग किया जाता है तो इससे संबंधित तथ्य भारत सरकार 
प्रशासक के प्रादेशानुसार , के राजपन में अधिसूचित कर दिया जाता है । 
के० डी० सिंह , 

____ उक्त अधिनियम की धारा- 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता 
प्रशासक के सचिव , 

के कार्य करने के लिए प्रशासन, संघ शासित प्रदेश दादरा एवं 
दादरा एवं नगर हवेली, 

नगर हवेली, भमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा- 3 के 
सिलवास 

खंड ( ग ) के तहत , वलसाड़ में दादरा एवं नगर हवेली के 

भूमि -अर्जन अधिकारी (डी० सी० डब्ल्यू० ) को नियुक्त किया 
( एस० एच० बजे ) 

जाता है । 
भूमि- अर्जन अधिकारी , 

अनुसूची 
दमनगंगा नहर निर्माण , 
वावरा एवं नगर हवेली , सिलवास , 

संघ शासित प्रदेश - सर्वे संख्या आवश्यक भूमि का 
वलसाड़ में , 

दादरा एवं नगर हवेली , तथा हिस्सा लगभग क्षेत्रफल 

के जिस ग्राम में भूमि संख्या 
प्रपत्र " सी " 

स्थित है । 

एच० ए० एस० एम० 
( प्रारम्भिक अधिसूचना ) 

2 
प्रशासन, संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास । 
भूमि -अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 

ग्राम : खरड़ पाड़ा 

0 - 16 - 00 
49 

0 - 01 - 00 
ग्राम : खरडपाड़ा 

54 पाकी 0 - 53 - 00 
सिलवाम , दिनांक 12 जनवरी 1982 

54 , 

0 - 13 - 00 
सं० डी० सी० एल० पार० डी० एम० जी० एल० ए०/ 133/ 

55/ 3 

0 - 02-- 00 
81 - - खरड़पाड़ा -- - प्रशासन , संघ शासित प्रवेश , दादरा एवं 


47 


70 


भारत का राजपस, जनवरी 30, 1982 ( माघ 10, 1903 ) 


[ भाग IIT - बण 3 


- 


- 


2 


62/ 2 


63/ 1 


0 -- 03 - 00 
0 - 02-- 00 
0 - 03-- 00 
0 - 02 - 00 
0 - 12 - 00 


63/ 3 
63/ 6 


वार ) के तहत , उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित करने वाले 
अधिकारी द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी जाएगी 
चूंकि प्रतंत: उक्त भूमि को अजिन किया जाना है । 

यदि प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली इस बात से संतुष्ट 
हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि आवश्यक 
है तो इस उद्देश्य की अंतिम अधिसूचना उक्त अधिनियम की 
धारा- 6 के तहत , भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए , यथा 
समय दे दी जाएगी । यदि अर्जन का पूर्णतया यह इसके किसी 
भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे संबंधित तथ्य भारत 
सरकार के राजपन में ही अधिसूचित कर दिया जाता है । 

उक्त अधिनियम की धारा- 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता के 
कार्य करने के लिए , प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं 
नगर हवेली , भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा- 3 के खंड 
( ग ) के तहत, वलसाड़ में दादरा एष नगर हवेली के भूमि- अर्जन 
अधिकारी ( डी० सी० डब्ल्यू० ) को नियुक्त किया जाता है । 

अनुसूची 


प्रशासक के प्रादेशानुसार , 

के० डी० सिंह, 
प्रशासक के सचिव , 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवास 


ह०/-- 
( एस० एच० दबे ) 
भूमि - अर्जन अधिकारी, 
दमन गंगा नहर निर्माण , 
दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास , 
वलसाड़ में , 


संघ शासित प्रदेश 
दादरा एवं नगर हवेली 
के जिम ग्राम में भूमि 
स्थित है 


सर्वे संख्या 
तथा हिस्सा 
संख्या 


आवश्यक भूमि का 
लगभग क्षेत्रफल 
- -- 
एच० ए० एस० एम० 


ग्राम : अथाल 


196/ 
3 


0 


- 03- 00 


प्रपत्र " सी " 

(प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास । 
भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 
ग्राम : प्रथाल 

सिलवास , दिनांक 12 जनवरी 1982 
सं० डी० सी० एल० आर०/डी० एम० जी०एल० ए०/ 
128/ 81 - - प्रयाल, प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं 
नगर हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में ही 
उल्लिखित भमि , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् निकट लिफ्ट बैंक 
विशेष नहर दमनगंगा परियोजना के निर्माण की आवश्यकता 


प्रशासक के आदेशानुसार , 

के० डी० सिंह , 

प्रशासक के सचिव , 
दादरा एवं नगर हवेली , प्रशा० , 

सिलवास , 
( एस० एच० दबे ) 
भूमि -अर्जन अधिकारी , 
दमनगंगा नहर निर्माण , 
वापरा एवं नगर हवेली, सिलवास 
वलसाड़ में , 


भूमि - प्रर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की संख्या 1 ) की 
धारा के उपबन्धों के तहत , एतद्वारा यह अधिनियम के बारे 
में अधिसूचित किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के 
लिए उक्त भूमि संभवतः प्रावश्यक है । 

उक्त भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को चेता 
धनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त भूमि 
पर उक्त अर्जन के लिए नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों में न तो 
बाधा उत्पन्न करें । 

विक्रय , पदटा , गिरवी सौंपना , विनियम अथवा किसी भी तरह 
उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्ययं अथवा उसमें 
कोई सुधारों की संविदा इस अधिसूचना की तारीख के बाद , बिना 
समाहर्ता की मंजूरी के उक्स अधिनियम की धारा - 24 ( सातवी 


" उत्पाद शुल्क विभाग , दादरा एवं नगर हवेली " 
अधिसूचना सं० प्रशा० उत्पाद शुल्क / ( 28 ) -- दादरा एवं 
नगर हवेली उत्पाद शुल्क विनियम , 1969 ( 1969 का - 2 ) 
की धारा 22 - धारा - 3 ( 1 ) के साथ पठित , द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मैं , प्रशासक , दादरा एवं नगर हवेली , 
एतदद्वारा निम्नांकित नियम बनाता हूं , अर्थातः - - 
( 1 ) लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन नियमों को 

उत्पाद शुल्क कार्यपालक कर्मचारी - वर्ग को दादरा 
एवं नगर हवेली वर्दी एवं भत्ता नियम , 1981 , कहा 

जाए । 
( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

प्रवृत्त होंगे । 


र वापरकारी गजपत्र में प्रकाशन 


भाग 3] 

भारत का राणपन, जनपर 30, 1982 ( माष 10, 1903 ) 
2 . कार्यपालक कर्मचारी-वर्ग को वर्दी एवं भत्ता - -- 

15 शीत- ऋतु के लिए ऊनी 
( 1 ) उत्पाद शुल्क कार्यपालक कर्मचारी-बर्ग जिनमे उत्पाद 

कोट 
शुल्क उप -निरीक्षक उत्पाद शुल्क नायक तथा 

( 2 ) उत्पाद शुल्क नायक और कास्टेबल के लिए वर्दी का नमूना 
उत्पाद शुल्क कास्टेबल सम्मिलित होगे - - ड्यूटी 
के समय वर्दी पहनेगे तथा वर्दी और इसके भत्ते 

खाकी ऊनी 

1 पेटिग्यू कैप 
के अधिकारी होगे । 

2 कमीज 

खाकी ढीली शटिंग खुला गला , 

छोटी आस्तीन , दो - छाती जेबे 
( 2 ) वर्दी का नमूना-जिसका कि स्टाफ हकदार है, 

6 " चौडी तथा 7 गहरी नीचे से 
उप -नियम ( 1 ) में निर्दिष्ट , इन नियमो के साथ 

गोल तथा ऊपरी भाग पर 2 " 
मलग्न अनुसूची में निर्धारित होगा । 

पट्टी बीच में नोकदार सामने 
अनुसूची 

नीचे तक 4 खाकी बोन- बटन 
( क ) वर्वी का नमूना - - 

तथा एक - एक छाती जेबो पर जो 

स्टीलप्रेस बटन से फिट होगी 
उत्पाव- शुल्क उप -निरीक्षक, उत्पाद शुल्क नायक तथा 
उत्पाद शुल्क कास्टेबल के लिए वर्दी का नमूना निम्न 

कधे पर सीधी पट्टियां जो दो 

खाकी बाने- बटनो से बधी हो 
प्रकार से होगा । 

तथा बस पर अक्षर हो । छाती की 
1. उत्पाद शुल्क उप -निरीक्षक के लिए वर्दी का नमूना -- - 

दायी जेब के ऊपर नम्बर च । 
1. पीक -कैप मानक नमूने की पीक - कैप ( खाकी 

3. पतलून 

मोटे मूती कपडे की लम्बी पैट 
फौजी टाईप ) , 

नीचे से बिना मोड के मिनरल 
2. कमीण खुला गला , खाकी टिवल, छोटी 

खाकी ग्रेड बेल्ट से कसी हुई कमर 
प्रास्तीन के साथ तथा पक्ष के 

3 " चौड़ी साथ में तीन लूप तथा 
बिल्ले । 

एका बकसुआ पतलून के नीचे की 
3. बुरशद फौजी नमूना , खाकी तथा साथ में 

तरपाई 2/ 2 " चौड़ी होनी 
उसी मटीरियल की बैल्ट तथा 

चाहिए । पतलून के नीचे की 
चादी का मुलम्मा किया हुआ 

चौडाई 18 " होनी चाहिए । 
बकसुपा तथा पत्र के बिल्लो के 

4 विशिष्ट पव पट्टिया उत्पाद - शुल्क नाम के लिए अग्रजी 
साथ कंधे पर की पट्टियां जो 

के वी० अक्षर के आकार की तीन 
हटाई भी जा सके । 

विशिष्ट पर पट्टिया , लाल रंग 
4. पतलून खाकी डिल बिना टर्न - अप्स के 

की सूची ) जिन्हे कोहनी से ऊपर 
5. फौजी ढग की बुशर्ट के साथ 

दायी बाह पर लगाया जाएगा । 
पहने जाने वाली । 

प्रत्येक पट्टी बाहरी चौड़ाई में 
6. बल्ट . . श्वेत फिटिग के साथ कानपुर 

21/ 2 " तथा ऊंजाई मे 1/ 2 " 
चमड़े से निर्मित सेम ब्राउन 

होगी । पट्टियों के बीच मे 1/ 8 " 
बेल्ट । 

का अतर होना चाहिए । उत्पाद 

शुल्क कांस्टेबल के लिए कोई 
7 . मोनोग्राम श्वेत धा का मोनोग्राम जिसके 

विशिष्ट पद्ध पट्टिया नही । 
मध्य "ईडी " अक्षर हो । 
8 . सीटी खाकी डोरी के साथ संटी । 

5. कैप के लिए बटन , दो छोटे पीले बटन जिन पर 

अशोक चक्र के चारो पोर “ दानह 
9 . जिला अक्षर श्वेत धातु जिस पर “ एन० एच० 

उत्पाद- शल्का अक्षर होगे । 
ई० डी० अक्षर हो । 
10. बूट ब्राउन रंग का सादा चमड़ा 

6. जिला अक्षर 

पीली धातु के एन० एच० ई० 
जिसका मागे जा भाग टोपी की 

जी . " 
तरह हो । 

7. च बकसुमा नम्बर . पीली धातु का । 
11 , जुराब बाकी । 

8. बेल्ट 

श्वेत फिटिंग के साथ कानपुर 
12 . बिल्ला श्वेत धातु के 5 नोंक वाले वो 

चमड़े से निर्मित सेम - आऊन मेल्ट । 
सितारे लगाने के लिए । 

9 केन छडी . 

4 " परिधि तथा 4 " लम्बी केन 
13. बाटरप्रूफ कोट खाकी 

छड़ी ,जिसके ऊपरी-हिस्से मे 6 " 
14. वर्षा-ऋतु के लिए गर्मभूट : 

नीचे की डोरी लगी हो । 


72 


भारत का सपन, जनवरी 30, 1982 ( मा, 10 , 1003) 


[ भाग IIT - 


3 


10. बूट 

प्राऊन रंग का सादा चमड़ा 
जिसका आगे का भाग टोपी की 

तरह हो । 
11. वाटर प्रूफ कोट . खाकी । 
12. वर्षाऋतुके लिए गमबूट 
13. शीत -ऋतु के लिए ऊनी 
कोट । 

" ख " भत्ते 


वर्वी भत्तों की तैयारी तथा निर्वाह । 

उत्पाद शुल्क उप -निरीक्षक , उत्पाद -नायक तथा उत्पाद 
कांस्टेबल उपर्युक्त भत्तों के हकदार निम्न प्रकार से होंगे : --- 

( 1 ) वर्दी भत्ते । 
( 1 ) उत्पाद- शुल्क उप -निरीक्षक -- रुपये 250/- प्रति वर्ष । 
( 2 ) उत्पाद- शुल्क -नायक / उत्पाद- शुल्क कांस्टेबल रुपय 
230/- प्रति वर्ष । 

( 2) निर्वाह भत्त 
( 1 ) उत्पाद- शुल्क उप-निरीक्षक : रुपये 5. 50 पैसे प्रति 

माह । 


संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली 

सिलवास , दिनांक 14 जनवरी 1982 
सं० प्रशा०/ स्था० / १० से० वि०/ 193/ 82 — संघ शासित 
प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन , 1966, की तृतीय तथा 
चतुर्थ श्रेणी की सेवाप्रो के भर्ती नियमों के नियम 6 ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , प्रशासक , दादरा 
एवं नगर हवेली , एतद्वारा अधीनस्थ सेवा विभागीय परीक्षा 
नियम , 1967 को निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं : 

अनुबन्ध - 1 
संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली , प्रशासन की . 
अधीनस्थ सेवा के लिए अधीनस्थ सेवा विभागीय परीक्षा का 
पाठ्यक्रम : - - 
प्रश्न-पत्र I : निम्नांकित पुस्तकें एतद्द्वारा हटाई जाती है : 

(I) आर्गनाइजेकाप्रो एग्रेरिया 
प्रश्न -पत्र II : निम्नांकित पुस्तक एतद्वारा हटाई जाती है । 

( 1 ) निःशुल्क दादरा एवं नगर हवेली कृषि- भूमि 

तथा ए० एल० अध्यादेश । 
उपर्युक्त पुस्तकों के स्थान पर निम्नांकित पुस्तकें निर्धारित 
की जाती हैं : 
प्रश्न- पत्र I ( II ) दादरा एवं नगर हवेली भू- राजस्व प्रशासन 

विनियम । 

( 2) दादरा एवं नगर हवेली भ- राजस्व नियम । 
प्रश्न-पत्र : ( 1 ) दादरा एवं नगर हवेली भूमि - सुधार विनियम . 

और 

( 2 ) दादरा एवं नगर हवेली भूमि -सुधार नियम । 
प्रश्न-पत्र III निम्नांकित पुस्तकें एतद्वारा हटाई जाती है : 

( 1 ) क , ख , ग, घ , सूची 

( 2 ) कार्यालय पद्धति की श्रीवरी 
उपर्युक्त पुस्तकों के स्थान पर निम्नांकित पुस्तकें निर्धारित 
की जाती है : . 
( 1 ) कार्यालय पचति ( पाठवा संस्करण ) 

प्रशासक के आदेशानुसार 

के० डी० सिंह, 
प्रशासक के सहायक मचिव , 
दादरा एवं नगर हवेली 

सिलवास 


प्रक्षालन भत्ते 


उत्पाद शुल्क नायक और उत्पाद शुल्क कांस्टेबल प्रक्षालन 
भत्ते झपये 4/- प्रति माह के हकदार होंगे । . 

निर्वाह तथा प्रक्षालन भत्ते अग्रिम रूप में नहीं दिए 
जाएंगे तथा छुट्टी के दौरान भी ग्राह्य नहीं होंगे यदि छुट्टी 
15 दिन से अधिक है । जबकि छुट्टी एक माह में प्रारम्भ 
होती है तथा पागामी माह में समाप्त होती है तो भत्तों का 
भुगतान प्रानुपातिक आधार पर होगा अर्थात् माह के उस 
भाग के लिए भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा जिस भाग 
में व्यक्ति छुट्टी पर है , लेकिन माह के शेष भाग के लिए 
भत्ते का भुगतान किया जाएगा । जिसमे व्यक्ति ड्यूटी पर है । 

प्रशासन के आदेशानुसार 
दिनांक 13- 1 - 1982 

के० डी० सिंह , 

प्रशासक के मचिव, 
दादरा एवं नगर हवेली, प्रशा०, 

सिलवास 


UNION TERRITORY OF DADRA & NAGAR HAVELI 
ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa , the 11th January 1982 
No. ADM/LAW/ RLA/ 1 / 82 . - Jn exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 2) of Section 13 of the Bombay Motor 
Vehicle Tax Act, 1958 ( BOM LXV of 1958 ) as extended to the 
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli , the Administrator , 
Dadra and Nagar Haveli, hereby cxempts transport vehicles 
registered under any law corresponding by ( ourists and carrying 
a special distinguishing inaik specified by the Central Govern 
mont under sub -section (6 ) of Section 63 of the Motor Vehicle 
Act . 1939 ( 4 of 1939 ), from the payment of tax payable under 


tho said Bombay Motor Vobiclo Tax Act, 1958 ( extended in this 
territory ) provided that similar reciprocal exemption is grantod 
in such other State to transport vehicles registered in the U . T . 
of Dadra and Nagar Haveli which are hired by tourists and cary 
a spocial distinguishing mark aforesaid . 

This will be made offective from the date of issue of thjy 
Notification . 

By order of the Administrator, 

K. B, SINGH 
Secretary to the Administrator , 
Dadra & Nagar Haveli , 

Silvassa 


PART ] II – Suc. 3 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 30 , 1982 (MAGHA 10 . 1903) 


73 


FORM C 


FORM C " 


ADMINISTRATION OF THE UNION TERRITORY OF 

DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa, the 12th January 1982 
Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : KHARADPADA 
No. DCLR /DMG /L.A / 137/81/Kharadpada 

Whorcas it appears to the Administration of the Union Terri 
tory of Dadra and Nagar Havoli that the lands specified in the 
schedule hereto are likely to be needed for a public purpose viz . 
for construction of OR Sub -Minor for Damangunga Project. 

It is hereby notificd under the provisions of section 4 of the 
Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894), that the said lands are 
likely to be needed for the purpose specified above . 

All persons interested in the said lands are hcreby warned 
not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons 
cmployed upon the said lands for the purpose of the said 
acquisition . Any contracts for the disposal of tho said lands by 
sale , lease , mortgage , assignment, exchange, or otherwise or any 
outlay or improvements made therein without the sanction of the 
Collector after the date of this notification will under section 24 
(seventhly) of tho said Act, be disregarded by the officer assessing 
compensation for such part of the said lands as may hc finally 
acquired . 

Jf the Administration of the Union Territory of Dadra & 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for tho 
aforesaid purpose, a final notification to that effect under section 
6 of the said Act will be published in the Gazette of India , 
Government in due course . If the acquisition is abandoned , 
wholly or in part, the fact will be duly notified in the Gazette of 
India Government, 

Under clause (c ) of section 3 of the Land Acquisition Act 
1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION 
OFFICER (Damanganga Canal Works) Dadra and Nagar 
Hayeli Şilvassa at Valsad to perform the functions of a Collector 
under section 5 - A of said Act, in respect of the said lands . 
SCHEDULE 

- - - - - 
Union Territory of Dadra Survey No. Approximate 
& Nagar Haveli , Village 

and Hissa area of land 
in which land is situated 

No 

required 


ADMINISTRATION OF THE UNION TERRITORY OF 

DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa , the 12th January 1982 
Land Acquisition Act , 1894 (1 of 1894 ) 
Village : Athola 
No, LAQ /NH / Case No. 110 ,81 

Whereas it appcars to the Administration of the Union 
Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified 
in the schedule hereto arc likely to be needed for a public purpose 
viz . for Construction of R1/4 Minor Ex, Right Bank Main 
Canal for Damanganga Project . 

It is hereby noufied under the provisions of section 4 of the 
Land Acquisition Act 1894 ( I of 1894 ), that the said lands are 
likely to be nceded for the purpose specified above . 

All persons interested in the said lands are hereby warned 
not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons 
employed upon the said lands for the purpose of the said acqui 
sition . Any contracts for the disposal of the sald lands by salc , 
leasc , mortgage , assignment, exchange , or otherwise or any 
outlay or improvements made therein without the sanction of the 
Collector after the date of this notification will under section 24 
(seventhly ) of the said Act, bo disregarded by the officer assessing 
compensation for such part of the said lands as may bo finally 
acquired . : 


If the Administration of the Union Territory of Dadra & 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for the 
aforesaid purpose , a final notification to that effect under section 
6 of the said Act will be published in the Gazctte of India , 
Government in due course . If the acquisition is abandoned , 
wholly or in part , the fact will be duly notified in the Gazette of 
India Government. 

Under clause (c ) of section 3 of the Land Acquisition Act 
1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION 
OFFICER (Damanganga Canal Works) Dadra and Nagar Haveli 
Silvassa at Valsad to perform the functions of a Collector under 
Section 5 - A of said Act, in respect of the said lands. 


SCHEDULE 


— 


— 


— 


.W 


S 


H . A . Ş .M , 


Union Territory of Dadra 
& Nagar Haveli, Village 
in which land is situated 


Survey No. Approximate 
and Hissa . arca of land 

required 


No. 


3 


H . A . S . M . 


- 


- 


- 


- - - - - - - 
Kharadpada . 


- 
. 


- 
. 


2 


- - - - 


- - - - - 
. 63 / 14 

64 / 2 
65/ 1 
66 / 1 
662 
67 / 3 
67/4 
6715 


003 -- 00 
O _ 03 _ 00 
0 - 05 -400 
0 - 02 - 00 
0 - 02 - 00 
0 - 11 - 00 
0 - 00 - 48 
0 - 05 - 00 
0 – 11 . 00 


Athola 


241/ 1 Paiki 0 - 86 - 00 
241 /20 0 - 02 - 00 
242 Paiki 0 - 05 - 00 


68 


Total 


. 


. 


0 - 93 - 00 

- 


0 - 42 -4- 48 


- - - 


By order and in tho Name of 
the Administrator Union Ter 
ritory of Dadra & Nagar 
Haveli, 


By order and in the Name of the 
Administrator Union Territory 
of Dadra and Nagar Haveli 


K , D . SINGH 


Secretary of the Administrator , 
Union Territory ofDadra Nagar 
Haveli. 


K . D . SINGH 
Secretary of the Administrator, 
Union Territory of Dadra & 

Nagar Haveli 
Sd / 
Land Acquisition Officer, 
Damanganga Canal Works, 
Dadra & Nagar Haveli, Silvassa , 
At Valsad . 


Sul . 
Land Acquisition Officer , 
Damanganga Canal Works , 
Dadra & Nagar Haveli, Silvassa 
at Valsad 


74 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 30, 1982 (MAGHA 10, 1903) 


[PART III — SEC. 3 


FORM C 


FORM " C " 


ADMINISTRATION OF THE UNION TERRITORY OF 

DADRA AND NAGAR HAVES I 

Silvassa , the 12th January , 1982 
Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894 ) 
Village : Kharudpada 
No. DCLR /DMG /I A /133 /81 /Kharadpada . 

Whereas it appears to the Administration of the Union 
Territory of Dadra and Nagar Havell that the lands specified 
in the Schedulo hercto are likely to be needed for a public purpose 
viz , for construction of 6R sub minor ex , loft bank main canal 
of PAMANGANGA PROJECT . 

It is hereby notified under the provisions of section 4 of the 
Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894 ) , that the said lands are 
likely to be nected for the purpose specified abovc . 


ADMINISTRATION OF THE UNION TERRITORY OF 

DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa , the 12th January 1982 
Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village ; ATHAL 
No, DCLR /DMG /LA /128 /81 /Athal. 


Whereas it appears to the Administration of the Union 
Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified in 
the schodule hçreto are likely to be nccded for a public purpose 
viz , for construction left bank main canal for Damanganga 
Project. 


ll is hereby notified under the provisions of section 4 of the 
I and Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894), that tho said lands are 
likely to be needed for the purpose specified above . 


All persons interested in the said lands are hereby warned 
not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons 
employed upon the said lands for the purpose of the said acqul 
sition . Any contracts for the disposal of the said lands by sale , 
leasc , mortgage, assignment , oxchange , or otherwise or any 
outlay or improvements inade therein without the sanction of tho 
Collector after the date of this notification will under section 24 
( seventhly ) of tho said Act , bo disregarded by the officer assessing 
compensation for such part of the said lands as may be finally 
acquired , 


All persons intersted in the said lands are hereby warned 
not to obstruct or interfero with any Surveyor or other persons 
employed upon the said lands for the purpose of the said acqui 
sition . Any contracts for the disposal of the said landsby 
sale , lease , mortgage, assignment, exchange , or otherwise or 
any outlay or improvements made therein without the sanction 
of the Collcctor after the date of this fiotification will under sec 
tion 24 (seventhly ) of the said Act, be disregarded by the officer 
assessing compensation for such part of the said lands as may be 
finally acquired . 

If the Administration of the Union Territory of Dadra & 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for the 
aforesaid purpose , a final notification to that offect under section 
6 of the said Act will be published in theGazette of India Govern 
ment in due course . If the acquisition is abandonod , wholly or 
in part, the fact wi}l be duly notified in the Gazette of india 
Government. 

Under clause ( c ) of section 3 of the Land Acquisition Act 
1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION 
OFFICER (Damang. nga CanalWorks)Dadra and Nagar Haveli 
Silvassa at Valsad to porform the functions of a Collector under 
Section 5 - A of said Act, in respect of the said lands . 


It the Administration of the Union Territory of Dadra & 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for tho 
aforesaid purpose , a final notification to that effoct under section 
6 of the said Act will be published in theGazette of India Govern 
ment in duc course . If the acquisition is abandoned , wholly or 
in part, the fact will be duly notified in the Gazette of India 
Government. 


Under clause (c ) of section 3 of the Land Acquisition Act 
1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION 
OFFICER (Damanganga CanalWorks ) Dadra and Nagar Haveli 
Silvassa at Valsad to perform the functions of a Collector under 
Section 5- A of said Act, in respect of tho said lands. 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


Union Territory of Dadra 
& Nagar Haveli, Village 
in which land is situatod 


SCHEDULE 


Şurvey No. Approximate 
and Hissa area of land 
No . 

required 
H . A . S. M 

3 


Union Territory of Dadra 
& Nagar Hzveli , Village 
in which land is situated 


2 


Survey No. Approximate 
and Hissa area of land 
No. 

required 

H . A . S . M . 
- - - - - - - - - - - - - 
2 


Kbradpada . 


. 


. 


- - 


- - 


- -- 


47 
49 
54 Paiki 
54 Paiki 


- 


55/ 3 


0 - 16 . 00 
0 - 01 - 00 
0 - 53400 
0 _ 13 - 00 
0 - 02 - 00 
0 - 03 - 00 
0 - 02 - 10 
0 - - 03 – 00 
0 - 02 - .00 
0 - 12 - 00 


Atbal . 


. 


. 


. 


. 


196 /3 


0 - 03 – 00 


- 


58 
62/ 2 
63 / 1 
63 / 3 
63/6 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


By order and in tho Name of tho 
Administrator Union Territory 
of Dadra and Nagar Haveli 


By Order and in the Name of the 
Administrator Union Territory 
of Dadra & Nagar Haveli. 


K . D . SINGH 


Secretary of the Administrator, 
Union Territory of Dadra & Nagar 
Haveli , 


K , D . SINGH 
Secretary of the Administrator, 
Union Territory of Dadra & 

Nagar Haveli. 
şd / 
Land Acquisition Officer , 
Damanganga Canal Works , 
Dadra & Nagar Haveli , Silvassa 
at Valsad 


Sd / 
Land Acquisition Officer, 
Damanganga Canal Works, 
Dadra & Nagar Haveli, Şilvassa 
at Valsad . 


ART ( II — SEC. 3 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 30, 1982 (MAGHA 10, 1903) 


75 


EXCISE DEPARTMENT 
DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa , the 13th January, 1982 
No. ADM /EXC /18 . -- In exercise of the powery conferred 
by Section - 22 read with Section - 3 ( 1) of tho Dadra and 
Nagar Havell Exciso Duty Regulation , 1969 (No. 2 of 1969), S , 
Administrator, Dadra and Nagar Haveli , hereby make the 
following Rules , namely : - 

1. Short title und commencement : (1 ) Thesc rules may be 
called tho Dadra and Nagar Haveli Uniforms and Allowance to 
tho Excise Executive Staff Rules, 1981. 

(2 ) These shall come into force froin the late of its publi 
cation in official Gazette . 


2. Unlforms and Allowance to Excise Executive Staff : 

(1 ) The Exciso Executive Staff consisting of Excise Sub 
Inspector , Excise Nalk and Excise Constable shall wear uniforms 
when on duty and shall be entitled to uniforms and its allowance . 

( 2 ) The pattern of uniforms to which the staff referred to 
in sub - rule ( 1 ) is entitled shall be fixed in schedule appended to 
these rules : 


4 khaki bonc buttons down 
the front and one each brcast 
pocket which is fitted with steel 
press buttons plain shoulder 
straps fastened with two khaki 
bone buttons and letters at the 
başc. Number broocb Above 

the right breast pocket. 
3 . Trousers , . . Long pants without turn ups of 

drill cotton , mineral khaki. A 
grade , belted waist, 3 " wide with 
three loops and one buckle . 
The hem at the bottom of the 
trousers should be 21" wide . 
The breadth at the bottom of 

trouser should be 18 ". 
4 . Chevron : 

Excise Naik thrce V shaped chey 

ron (cotton in red colour) to 
be affixed on the right arms 
above the elbow . Each V be 
ing 27" in outer span and 1 " 
in height. The gap between the 
strips should be i ". No che 

yron for the Excise Constable , 
5 . Bolion for cap . . Two small yellow buttons having 

letter " DNH EXCISE " AITOund 

Ashok Çl kra . 
6. District letter 

NH . ED of yellow metal. 
7. Brooch buckle number of yellow metal. 
8 . Beli . . . Sam brown belt made of Kanpur 

with white metal fittings . 
9 . Cane stick . . . 4 " circumference and 4 long cane 

stick with leather string inserted 

in at 6 below the upper end . 
10. Bools . . . Plain brown leather with plain 

toe caps and khaki sock , 
11. Water proof coat ; . Khaki. 
· 12 . Gum boots for rainy scason . 

13. Woollen coat for winter season . 


SCHEDULE 
A . PATTERN OF UNIFORM 


The pattern of uniform for Excise Sub - Inspector , Exciso 
Naik and Excise Constable is as follows : 


( 1) Pattern of uniform for Excise Sub -Inspector : 
1 . Peak cap : . . A peak çap of the standard pol 

tern (Khaki Military type ). 
2. Shirt . . . Open neck , Khaki twill with short 

sleeves and badges of rank . 
3 . Bush shirt 

Ariny pattern , khaki with belt of 

the same material and silver 
plated buckle . Badges of rank 

and detachable shoulder straps. 
4 . Trousers . . . Khaki drill without turn ups, ac 

cording to military pattern . 
Will be worn along with bush 

Shirt. 
5 . Short . . . Khaki drill . 
6 . Bell 

. . Sam brown belt made of Kanpur 

Icather with white fittings . 
7 . Monogram 

White metal monogram having 

letter ED in the middle . 
8 . Whistle . . . With khaki cord . 
9 . District letter . Of white metal having letter NH . 


B . ALLOWANCES 


ED . 


Preparation and maintenarce of Unitorm allowances , 
Excise Sub - Inspector, Excise Naik and Excisc Constable will be 
entitled to the above allowances as follows : 
(i) Uniformi Allowances : 
1. Excise Sub- Inspector 

Rs. 250 /- per annum . 
2 . Excise Naik/ Excise constable . Rs. 230/- per annum . 
( II) Maintenance Allowance : 
1. Excise Sub-Inspector 

Rs. 5 .50 per month . 
( iii) Washing Allowances : 

An Excise Naik and Excise Constable will be entitled to 
washing allowances at Rs. 4 /- per month . 

The maintenance and washing allowances will not be paid in 
advance and it will not be admissible during the leaye if it ex 
ceeds 15 days. When tho leave commences in ono month and 
ends in the following month , the allowances should be paid on 
prorata basis i. c . should not be paid for the portion of the month 
during which the person is on leavo , but should be paid for the 
remaining portion of the month during which he is on duty , 


10 . Boots . . . . Plain brown leather with plain too 

caps . 
11. Socks . . . Khaki. 
12. Badge . . . Two 5 pointed stars in white motal 

(to be worn as in worn by Police 

Sub -Inspector ), 
13. Water proof coat Khaki. 
14 . Gum boots for rainy season . 
15 . Woollen coal for winter schson , 


By order of Administrator, 


(2 ) Pattern of Uniform for Excise Naik and Excise Constable : 
1. Patigue cap : , Khaki woollen . 
2 . Shirt . 

Khaki cellular shirting , opon nock , 
short sleeves two brcast pockets , 
6 * wido and 7 " doop , round at 
the bottom with ploats closed by 
a 2 " flap pointed at the contre, 


Dated : 13 - 1 - 82 


K . D . SINGH 
Secretary to tho Adnzinistrator 
Dadra and Nagr Haveli, 

Silyaşsa 


76 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY JU , 1982 (MAGHA 10 , 1903) 


(PART III~ SEC. 37 


IANY 


UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa , the 14th January 1982 
No. ADM /EST/SSD / 193 /82 . - In exercise of the power s 
conferred upon under Rule 6 (b ) of the Recruitment Rules for 
Class III and IV Services of the Administration of Union Terri 
tory of Dadra and Nagar Havel , 1966 , the Administrator , Dadra - 
and Nagar Haveli heroby, amends the Subordinate Serviço 
Departmental Examination Rules, 1967, as follows : 


Paper -I : 
(1 ) Dadra and Nagar Haveli Land Rovenue Administration 

Regulation . 
(2) Dadra and Nagar Haveli Land Rovenuc Rules . 
Papor-Il ; 
(1 ) Dadra and Nagar Haveli Land Reforms Regulation 

and , 
( 2) Dadra & Nagar Haveli Land Reforms Rules, 
Paper-III : The following books are hereby deleted 

(1) A ,B ,C,D , List. 
(2 ) Brievery of Office Procedure . 
Following book is prescribed lo place of abovo books 
(1) Mannual of Office Proceduro (Eight Edition ). 


ANNEXURE -1 


Curriculum for the S . S . D . Examination for the Subordinate 
Service of the Administration of Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli, 
Paper-I : The following books are hereby deleted . 

(1) Organizacao Agraria . 


Paper- II : The following book is hereby deleted . 

( 1) Free Dadra and Nagar Haveli Tenancy & A . L . 

Ordinance . 
Following books are prescribed in place of above books : 


By order of the Administrator 

K . D . SINGH 
Secretary to tho Administrator , 
Dadra and Nagar Haveli, 

Silvassa 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMINT OF INDIA PRESS FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1982 


